निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 भाद्र 1931 ( शo ) 
पटना, मंगलवार , 22 सितम्बर 2009 


( सं० पटना 486 ) 


ग्रामीण विकास विभाग 


hमा 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2009 
सं0 ग्रा0वि02 / स्था0 -1-11 / 09- 8552 श्री शशिभूषण कुमार (वि0प्र0से0 ) कोटि क्रमांक 1149 / 08 
गृह जिला- वैशाली , प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरगंज (किशनगंज ) को स्थानांतरित करते हुए सहायक 
परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने नवपदस्थापित स्थान पर 
योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे । 

___ 3. चूँकि यह स्थानांतरण श्री कुमार के अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है । अतः इन्हें 
स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( हल ) - अस्पष्ट, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 486- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


